REGISTERED NO . DL - 33001 / 94 


जिस्ट्री संख्या जो . एल . - 33001/ 94 


HT. 


HAIR 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - -- -- - - 


- -- - - - - 


- - - 


- - - -- - - - - - - -- - - -- - --- - - . . . . . 
सं० 32] 

नई दिल्ली , शनिवार, अक्तूबर 1, 1994/ आश्विन 9, 1916 
No. 32 ] NEW DELHI, SATURDAY , OCTOBER 1, 1994 /ASVIAN 9 , 1916 


- - 


- : - --: . . - - 


- 


- - 


= = .. - - - - 


= - = - = - - -- -- -- -- -- -- - : : - - - 

- - . .: . - - --- - 

- - = 
इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


- - 


-- - 


- 


- . . 


. - - - 


- 


- 


- 


भाग II - खण्ड 4 
PART II - Section 4 


. - - - - . 


-- - - -- - - - - - - 


- 


- - - - - - -- - 


- - 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - -- - - -- -- - - - - 


- - - - - - 


- --- 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 9 सितम्बर, 1994 


का . नि . पा . 156 . -- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , सेना 
इंजीनियर सेवा ( मुख्य नक्शानगीस ) भर्ती नियम , 1989 का रंशोधत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात : 


1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मेना इंजीनियर सेवा ( मुख्य नक्शानवीस ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1994 है । 


( 2 ) ये गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


( 1971 


2136 GI /94-- 1 


198 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 1 , 1994 / ASVINA 9 , 1916 


[ PART II . - SEC . 4 ] 


2. सेना इंजीनियर सेना (मुख्य नक्शानवीस ) भर्ती नियम, 1989 की अनुसूची के स्थान पर , निम्नलिखित अनुसूची 
रखी जाएगी , अर्थात् :-- -- 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदों की 
संख्या 


चयन पद अथवा सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े गए 
अचयन पद वाले व्यक्तियों के लिए वर्षों का फायदा 
प्रायु -सीमा 

केन्द्रीय सिविल 
सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के 
नियम 30 के 
अधीन अनुज्ञेय है 
या नहीं 


2 


5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


मुख्य नक्शानवीस 


चयन 


नहीं 


179 * साधारण केन्द्रीय 2000- 60- 2300- 
( 1994 ) सेवा , समूह ख , द . रो . - 75 

राजपत्रित , 3200 रु . 

भननुसचिवीय 
*कार्यभार के 
माधार पर 
परिवर्तन किया 
जा सकता 


30 वर्ष से अधिक नहीं 
( केन्द्रीय सरकार द्वारा 
जारी किए गए अनु 
देशों या आदेशों के 
अनुसार सरकारी सेवकों 
के लिए पांच वर्ष तक 
शिथिल की जा सकती 


- टिप्पण : पाय - सीमा 

अवधारित करने के लिए 
निर्णायक तारीख 
भारत में अभ्यर्थियों 
से आवेदन प्राप्त करने 
के लिए नियत की गई 
अंतिम तारीख होगी । 
( न कि वह अंतिम 
तारीख जो असम , 
मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, 
मिजोरम , मणिपुर 
नागालैण्ड, त्रिपुरा , 
सिक्किम , जम्मू -कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, 
हिमाचल प्रदेश के 
लाहील और स्पीति 
जिले तथा चम्बा जिले 
के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार 
बीप या लक्षद्वीप के 
अभ्यर्थियों के लिए 
विहित की गई है । ) 


- - 


-- - - 


- - 


- - - - - 


- -- - -- - - 


नरी 


[ भाग II - खण्ड 4 ] भारत का राजपत्र : भक्तूबर 1, 1994/ प्राश्विन 9, 1916 

199 
- - - . - . .- - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- -- - - - 
सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों परिवीक्षा की प्रबधि , यदि कोई हो 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 

के लिए विहित प्राय और शक्षिक 
अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में 
लागू होगी या नहीं 

- - - - - - -- - - . 

- - 10 

10 
आवश्यक : 
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्थापत्यकला 

यो वर्ष 
में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा या समतुल्य 
( अभ्यर्थी को वास्तविद परिषद में भी रजिस्ट्रीकृत होना 

चाहिए ) । 
टिप्पण - - अर्हताएं अन्यथा सुअहित अभ्याथियों की दशा में 

संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की 
जा सकती है । 

- - _ _ .. . . .. 
भर्ती की पद्धति.: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति - प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां 
नियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने जिनसे प्रोन्नति /प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा 
वाली रिक्तियों की प्रतिशतता । 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - 

-- - - - - - - - - 
11 . 

12 
( i) 60. प्रतिशत गैर डिग्री धारकों में से प्रोमति द्वारा । 60 प्रतिशत कोटा में प्रोन्नति : 
( ii ) 10 प्रतिशत डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा धारकों में से ऐसा ज्येष्ठ नक्शानवीस , जिसने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित 
प्रोन्नति द्वारा । 

सेवा की है । 
( iii ) 30 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । 

10 प्रतिशत कोटा में प्रोन्नति : 
ऐसा ज्येष्ठ नक्शानवीस , जिसके पास स्थापत्यकला में डिग्री या 

समतुल्य है और जो वास्तुविद परिषद में रजिस्ट्रीकृत है 
पौर जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्ष नियमित सेवा की है । 


_ _ 


- - - - - - 


- 


- - 


- 


- . - 


- - - 


- 


- 


13 


14 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना 

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से 

परामर्श किया जाएगा । 
- - . . . ...-- - - 

__ - ---- - - - 
समूह " ख विभागीय प्रोन्नति समिति : 

सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा प्रायोग से परामर्श 
( प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए ) : 

करना प्रावश्यक है । 
1 . अपर महानिदेशक इंजीनियर ( कार्मिक ) 

- अध्यक्ष 
2. उप महानिदेशक स कर्म ( पी एण्ड सी ), प्रमुख इंजीनियर 
शाखा 

- सदस्य 
3. अवर सचिव , रक्षा मंत्रालय/ डी (नियुक्ति ) सदस्य 
__ ख विभागीय प्रोन्नति समिति ( पुष्टि के लिए ) 
1. उप महानिदेशक संकम ( पी एण्ड सी ) , 
प्रमुख इंजीनियर शाखा 

- अध्यक्ष 
2. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय/ डी (नियुक्ति ) - सदस्य 
टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति की पुष्टि से संबं 
धित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां , संघ लोक 
सेवा आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु यदि 
प्रायोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय 
प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी । 

[ फा . सं . 85605/ आर पार/ सी डी एम ए एन / सी एस सी सी ) 

ए . के . सेठी , अवर सचिव 
टिप्पण : मल नियम , भारत के राजपत्र में का . नि . पा , 78 तारीख 6 अप्रैल , 1990 के अधीन प्रकाशित किए गए थे । 


- - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


= 


- - 


- - -- 


- - - 


- 


- -- - - 


200 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 1, 1994 / ASVINA 9, 1916 ( PART 1 - SEC . 41 
MINISTRY OF DEFENCE 

1 . These rules may be called the Military Engineer 

Services (Chief Draughtsman ) Recruitment ( Amend 
New Delhi, the 9th September, 1994 

mcnt) Rules 1994 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
S .R .O . 156 . - In exercise of the powers conferred 

publication in the Official Gazette . 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 

2 . In the Military Engineer Services (Chief 
President hereby makes the foldowing rules to amend 

Draughtsman ) Recruitment Rules , 1989, for the 
the Military Engineer Services ( Chief Draughtsman ) Schedule, the following Schedule shall be substituted 
Recruitment Rules, 1989 namely : 

namely : 


SCHEDULE 


Name of post 


Number of post 


Classification 


Scale of pay 


Whether seloction 
post or non 
selection post 


2 


5 


Selection 


Rs. 2000 -60 -2300 
EB - 75- 3200 


Chief Draughtsman 179 * (1994 ) 

General Central 
* Subject to variation Service Group B 
dependent on work - Gazetted , 
load . 

Non -Ministerial 
- - - --- - - -- - - - - - - - - - - 

- - - - 


- - - - 


- 


- 


-- - - 


- 


- - - 


Age limit for direct recruits 


Whether benefit of added Educational and other qualifications rc 
years of service admissi- quired for direct recruits 
ble under rule 30 of the 
Central Civil Service 
(Pension ) Rules, 1972 


No 


Not exceeding 30 years , 
(Relaxable for Government servants upto 5 
years in accordance with the instructions or 
orders issued by the Central Government). 
Note : The crucial date for determining the 
age limit shall be the closing date for receipt 
of applications from candidates in India 
and not the closing date prescribed for those 
in Assam , Meghalaya, Arunachal Pradesh , 
Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura, 
Sikkim , Ladakh Division of Jammu and 
Kashmir State, Lahaul and Spiti district and 
Pangi Sub -Division of Chamba district of 
Himachal Pradesh , Andaman and Nicobar 
Islands or Lakshadweep ). 


Essential : 
Degree or equivalent Diploma in Archi 
tecture from a recognised University / 
Institute or equivalent, 
( The candidates should also be regis 
tered with the Council of Architects). 
Note : Qualifications are relaxable at 
the discretion of the Union Public Service 
Commission in case of Candidates other 
wise well qualified . 


[ भाग 1[----बण्ड 4 ] भारत का गंजगन्न . अक्तूबर 1, 1994/ प्राश्विन 9, 1916 

201 
- --- - - -- - - - - - -- - - --- - - - -- - -- -- - - - - - - - - - - --- --- -- --- - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - -- - - - - - - - - -- 
Whether age and educational Period of Method of recruitment whether by In case of recruitment by promo 
qualifications prescribed for probation , direct recruitment or by deputa - tion /deputation / transfer, grades 
direct recruits will apply in if any tion /transfer and percentage of the from which promotion /deputa 
the case of promotees 

vacancies to be filled by various tion /transfer to be made 

methods 
- - - -- - -- - - - - - - - - 

___ - - - - - -- - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


10 


11 


12 


- 


- 


- 


No 


-- - - -- -- - 


2 years (i) 60 % by promotion from Proinotion against 60 % quota : 

amongst non- degree holders. Senior Draughtsman with 4 
( ii) 10 % by promotion from years regular service in the grado 

amongst degrec or equivalent Promotion against 10 % quota : 
diploma holders . 

Senior Draughtsman possessing 
( iii ) 30 % by direct recruitinent . degrec in Architecture or equiva 

lent and registered with Council 
of Architecture with 4 ycars re 

gular service in the grade. 
- - .. - -- - - - - - - - - - . . .. . - - - - - . . . . - - - - - .. . . 
_ _ _ - - - - - - - - 

_ _ . . - - . - - 
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its 

Circumstanc. s in which Union Public 
composition 

Şervice Commission is to be consulted in 
making recruitment 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


13 

14 
- - - - -. - -. - . - - - - 
Group B Departmental Promotion Committee 

Consultation with Union Public Service 
(for considering promotion ) : 

Commission necessary while making direct 
1. Additional Director General of Engineers ( Pers) - Chairman 

recruitment. 
2. Deputy Director General of Works ( P & C ), Engincer-in- Chief s 
Branch 

- Member 
3. Under Secretary, Ministry of Defence /D (Appointments )— Member 
Group B Departmental Promotion Committee ( for confirmation ) : 
1, Deputy Director General of Works ( P & C ) Engineer- in - Chief s 
Branch 

— Chairman 
2. Under Secretary Ministry of Defence/ D ( Appointments) - Member 
Note : - The proceedings of the Departmental Promotion Committee 
relating to confirmation of a direct recruit shall be sent to the Commi 
ssion for approval. If however, these are not approved by the Commi 
ssion a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be 
presided over by the Chairman or a Member of the Union Public 
Service Commission shall be held . 

[File No. 85605 |RR |CD Man CSCCI 

A . K. SETHI, Under Secy . 
NOTE : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S .R . O . 78 

dated the 6th April 1990 . 


( अनुसंधान और विकास विभाग ) 

नई दिल्ली , 26 अगस्त , 1994 
का . नि . पा . 157, --- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम , 1979 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात : - - 


( 3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 
होंगे । 

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम , 1979 
के नियम 12 के उपनियम ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित 
उपनियम रग्बा जाएगा , अर्थात : 
___ ( 2 ) सेवा में वैज्ञानिक “ग ” के या उससे ऊपर 
के पद पर नियुक्त वैज्ञानिक केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम , 1972 के नियम 30 के अधीन अनुशेय अधिपिता 
पंशन के प्रयोजन के लिए मेवा में जोड़े गए वर्षों के फायदा 
का हकदार होगा और यह फायदा उस वैशानिक को 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान 
और विकास सेवा (संशोधन ) नियम , 1994 है । 


been lopment 
to Scientior 
Scient Service pered 


202 THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 1, 1994 / ASVINA 9, 1916 [ PART II - SEC. 41 
F - ---- - --- - - - - -- -- --- -- - . - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- -- 

--- - -- - - - - - - - - --- - - - - - - -- -- 
भी अनुज्ञेय होगा जिसे रक्षा विज्ञान सेवा में सदश पद 

this benefit shall also be admissible to 
पर नियुक्त किया गया था तथा रक्षा अनुसंधान और 

Scientist who was appointed to comparable 

post in the Defence Science Service and has 
विकास मेवा के काडर में ले लिया गया था । यह फायदा 

been encadered in the Defence Research and 
उस वैज्ञानिक को भी अनुज्ञेय होगा जिसे रक्षा विज्ञान 

Development Service. This benefit shall also 

be admissible to Scientist who was appointed 
सेवा में 04 अगस्त , 1978 में पूर्व ज्येष्ठ वैज्ञानिक 

to the post of Senior Scientific Officer 
अधिकारी श्रेणी 2 के पद पर नियुक्त किया गया था तथा 

Grade - II in the Defence Science Service prior 
रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के काडर में ले लिया 

to 4th August, 1978 and has been cncadered 

in the Defence Research and Development 
गया था । " 

Service. " 
[ सं डीआरडी ओ/ 76217/ एमपीडी-2/ 4550/ 9ी ( आर एण्ड डी ) ] 

[ No. DRDO/ 76217| MPD - 214550| D ( R & D ) ] 
संगम लाल त्रिपाठी, अवर सचिव 

S . L. TRIPATHI , Under Secy . 
Foot- note : The Defence Research and Development 
Service Rules , 1979 published in the Gazette of India 

Part II, Section 4 , vide S . R . O . 8 dated the 30th 
पाद -टिप्पण :-- -रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम 

December, 1978 , has been amended vide S . R . O . 307 
जो भारत के राजपत्र भाग 2 , खण्ड 4 में का . नि . पा . 8 , dated the 10th October, 1980 , S . R . O . 196 dated the 
तारीख 30 दिसम्बर , 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे 

2nd August, 1982 , S . R . O . 159 dated the 6th May , 

1983 , S. R . O . 176 dated the 7th August , 1984 , S. R . O . 
का . नि . आ , 307 दिनांक 10 अक्तूबर , 1980 का , नि . पा . 

228 dated the 13th November , 1984 , S . R . O . 170 dated 
196 दिनांक 2 अगस्त , 1982 का . नि . पा . 159 दिनांक the 12th July, 1985 , S. R . O . 186 dated 2nd August, 
6 मई , 1983 का . नि . पा . 176 दिनांक 7 अगस्त 

1985 , S. R. O . 228 dated the 6th June, 1986 , S . R. O . 

328 dated the 25th September , 1987 , S. R . O . 158 dated 
1984, का . नि . आ . 228 दिनांक 13 नवम्बर, 1984, the 4th May, 1987, S. R. O . 11 - E dated the 10th 
का . नि . पा . 170 दिनांक 12 जुलाई , 1985, का . नि . पा . August , 1990 , S. R . O . 1 dated the 4th January , 1991, 
186 दिनांक 2 अगस्त , 1985 , का . नि . पा . 228 दिनांक 

S . R . O . 33 dated the 17th January , 1991 , S. R. O . 74 

dated the 5th March, 1991 , S. R . O . 146 dated the 4th 
6 जून , 1986, का . नि . आ . 328 दिनांक 25 सितम्बर , July , 1991 , S. R . O . 74 dated the 24th March, 1992 
1987, का . नि . पा . 158 दिनांक 4 मई , 1987 का . ति . प्रा . and S. R. O . 125 dated the 29th May , 1992 . 
11-ई दिनांक 10 अगस्त , 1990, का . नि . पा . 1 दिनांक 
4 जनवरी , 1991 , का . नि . पा . 33 दिनांक 17 जनवरी, 

नई दिल्ली , 5 सितम्बर , 1994 
1991, का . नि . पा . 74 दिनांक 5 मार्च, 1991 
का . नि . पा . 146 दिनांक 4 जुलाई , 1991 का . नि . प्रा . 

का . नि . पा . 158 . - ~ छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 
74 दिनांक 24 मार्च, 1992 और का . नि . पा . 125 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में 
दिनांक 29 मई , 1992 द्वारा संशोधित किए गए हैं । 

केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल 

आफिसर कमांडिग-इन- चीफ , पश्चिमी कमान द्वारा कर्नल 
(Department of Research and Development) 

आर . के . भाटिया का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के 
New Delhi , the 26th August , 1994 

कारण छावनी बोर्ड , अम्बाला में सदस्य का एक पद रिक्त 
S . R. O . 157. -....In exercise of the powers conferred 

हो गया है । 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules further to 

[ फाइल सं . 19/ 8/ अम्बाला / सी / डीई /90/ 2881/ 94/ डी 
amend the Defence Research and Development 
Service Rules , 1979 : - -- 

( क्यू एंड सी ) ] 

जसवन्त सिंह, अवर सचिव 
1. ( 1 ) These rules may be called the Defence 
Research and Development Service ( Amendment) 
Rules, 1994. 

New Delhi, the 5th September, 1994 
( 2 ) They shall come into force on the dato of their 
publication in the Official Gazette . 

S . R . O . 158. - In pursuance of sub -scction ( 7 ) of 

section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , 
2 . In the Defence Research and Development 

the Central Government hereby notifies that a vacancy 
Service Rules, 1979, for sub -rule ( 2 ) of rule 12 , 
the following sub -rule shall be substituted, namely : 

has occurred in the membership of the Cantonment 

Board , Ambala, by reason of the acceptance by the 
“ ( 2 ) Scientist appointed to the post of Scientist General Oficer Commanding -in -Chief, Western 
C " and above in the service, shall be en 

Command of the regisnation of Col. R. K . Bhatia. 
titled to the benefits of added years of 
service for purpose of superannuation pen 

[ F. No. 19 8| Ambala| C | DE 90 288194| D ( Q & C ) ] 
sion admissible under rules 30 of the Central 
Civil Services ( Pension) Rules, 1972 and 

JASWANT SINGH, Under Secy. 


[ भाग II - A 4 ] भारत का राजपन्न : अक्तूबर 1, 1994/ आश्विन 9, 1916 

203 

.. = -- - - - - - - - - ---- - -- ---- -- - .. 
नई दिल्ली, 5 मितम्बर , 1994 

नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 1994 
का०नि०या० 159. - - छावनी अधिनियम , 1924 ___ का . नि . पा . 161 . --- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 ) 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनु का 2 ) को धारा 13 को उपधारा ( 7 ) के अनुसरण 
सरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिमूचित करती है कि स्टेशन 
कि स्टेशन कमांडर , अम्बाला ने उक्न अधिनियम की धारा कमांडर , नमीराबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की 
13 को उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का 
का प्रयोग करते हुए कर्नल एस . एन . सेठिया को छावनी प्रयोग करते हुए ले . कर्नल एस . बी . छिलर को छावनी 
बोर्ड, अम्बाला का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन बोर्ड , नमीगवाद का सदग्य मनोनीत किया है । यह 
कर्नल पार के . भाटिया के स्थान पर किया गया है जिनका मनोनयन ले . कर्नल पी . एन . पण्डित के स्थान पर किया 
त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 

गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकार हो चुका है । 
[ फाइल सं . 19/ 8/ अम्बाला/ सी / डीई / 90 /2881/ 94/ डी [ फाइल सं . 19/ 3/नसीगबाद / सी /डीई/ 93/ 2969 / डी/ 94 
( क्य एण्ड सी ) ] 

___ ( क्यू एंडसी ) ] 
जसवन्त सिंह , अवर सचिव 

जसवन्त सिंह , अवर सचिव 


New Delhi, the 5th September, 1994 


S. R. O . 159. - In pursuance of sub - section ( 7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
the Central Government hereby notifies that Col. S . N . 
Setia has been nominated as a member of the Canton 
ment Board , Ambala , by the Station Commander, 
Ambala in exercise of the powers conferred under 
clause ( e ) of sub-section ( 3 ) of section 13 of that 
Act vice Col. R . K . Bhatia whose resignation has 
been accepted . 
[ F. No. 19/ 8/ Ambala| C | DE| 90| 2881194D ( Q & C ) ] 

JASWANT SINGH, Under Secy . 


New Delhi, the 6th September, 1994 
S. R. O . 161. — In pursuance of sub -section ( 7 ) of 
scction 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
the Central Government hereby notifics that Lt. Col. 
S . B . Chillar has been nominated as a member of the 
Cantonment , Board , Nasirabad, by the Station Com 
mander, Nasirabad in exercise of the powers conferred 
under clause ( e ) of sub -section ( 3 ) of section 13 of 
that Act vice Lt. Col . P . N . Pandit, whose resignation 
has been accepted . 
[ F. No. 19/ 3/ Nasirabad| C |DE 9372969194D( Q & C ) ] 

JASWANT SINGH, Under Secy. 


नई दिल्ली , G सितम्बर , 1994 


नई दिल्ली , 6 सितम्बर, 1994 
का . नि . पा . 160 . - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर 
कमांडिग -इन - चीफ , दक्षिण कमान द्वारा ले . कर्नल पी . एन . 
पण्डित का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण 
छावनी बोर्ड , नसीराबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो 
गया है । 
[ फाइल सं .-19/ 3/ नसीराबाद / सी/ डीई / 93/ 2969/ 94/ डी 

( क्यू एण्ड सी ) ] 
जसवन्त सिंह , प्रवर मधिव 


का . नि . पा . 162. -- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा अधिसूचित करती है कि जनरल 
आफिसर कमांडिग -इन -चीफ , दक्षिण कमान द्वारा ले . कर्नल 
ए . के . महाजन का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के 
कारण छावनी बोर्ड , अहमदनगर में सदस्य का एक पर 
रिक्त हो गया है । 
[ फाइल सं . 19/ 14/ अहमदनगर/ सी / ली ई/ 90/ 2880/ 94/ डी 

( क्यू एंड सी )] 
जसवन्त सिंह , अवर सचिव 


New Delhi, the 6th September, 1994 


New Delhi, the 6th September, 1994 


S. R. O . 160. - - In pursuance of sub - section ( 7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924 ) , 
the Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Nasirabad, by reason of the acceptance by the 
General Officer Commanding -in - Chief Southern 
Command of the resignation of Lt. Col . P . N . Pandit . 


S . R. O . 162 . - In pursuance of sub- section ( 7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
the Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Ahmednagar , by reason of thic acceptance by 
the General Oſhicer Commanding- in -Chief, Southern 
Command of the resignation of Lt. Col, A. K . 
Mahajan . 
[ F. No . 19 / 14/ AhmednagariC|DE[ 90 / 28801941 

D ( O & C ) 
JASWANT SINGH, Under Secy . 


[ F. No. 1913/ Nasirabad| C| DE[ 93 / 2969194 | D ( Q & C ) ] 

JASWANT SINGH, Under Secy . 


204 


THE GAZETTE OF INDIA : OCTOBER 1, 1994 / ASVINA 9 , 1916 

[ PART II --- SEC . 41 
- --- - - - - -- - - - - - - - -- - - - . . - - 

--- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - 
नई दिल्ली , 6 सितम्बर , 1994 

New Delhi, the 6th September, 1994 


का . नि . पा . 163. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 
का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन 
कमांडर , अहमदनगर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की 
उपधारा ( 3 ) के ग्राण्ड ( च ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए कर्नल एस . के . शर्मा को छावनी बोर्ड , अहमदनगर का 
सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन कर्नल ए . के . महाजन 
के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो 
चुका है । 
[ फाइल सं . - 19/ 14/ अहमदनगर/ सी / डीई/ 90/ 2880/ 94 / गी 

( क्यू एंड सी ) ] 
जसवन्त सिंह , अपर सचिव 


S. R. 0 , 164. - In pursuance of sub - section ( 7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
the Central Government hereby notifies that a vacancy 
has occurred in the membership of the Cantonment 
Board , Aurangabad , by reason of the acceptance by 
the General Officer Commanding-in- Chief , Southern 
Command of the resignation of Smt. Alka Tiwari, 
Executive Magistrate . 


[ F. No. 19| 47| Aurangabad| C DE| 93| 29481941 

D ( Q & C ) ] 
JASWANT SINGH , Under Secy . 


नई दिल्ली, 6 मितम्बर , 1994 


New Delhi, the 6th September, 1994 


S . R. O . 163 .-- -In pursuance of sub - scction ( 7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
the Central Governinent hereby notifies that Col. S. K . 
Sharma, has been nominated as a member of the 
Cantonment Board, Ahmednagar, by the Station Cem 
mander, Ahmednagar, in exercise of the powers con 
ferred under clause ( e ) of sub -section ( 3 ) of section 
13 of that Act vice Lt. Col . A . K. Mahajan whose 
resignation has been accepted . 
[ F. No. 19/14/ Ahmednagar C DE| 90 | 288094 | 

D ( Q & C ) ] 
JASWANT SINGH, Under Secy. 


का . नि . पा . 165.--- छावनी अधिनियम , 1924 
( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनु 
सरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा अधिसूचित करती है 
कि जिला मजिस्ट्रेट, औरंगाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 
13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हए श्री श्रीकांत देशपांडे , अधिशासी 
मजिस्ट्रेट को छावनी बोर्ड, औरंगाबाद का सदस्य मनोनीत 
किया है । यह मनोनयन श्रीमती अलका तिवारी , अधिशासी 
मजिस्ट्रेट के स्थान पर किया गया है जिनका त्यागपत्र 
स्वीकृत हो चुका है । 
[ फाइस मं . -19/ 47/ औरंगाबाद/ सी / डीई/ 93/ 2948/ 94/ डी / 

( क्यू एंड सी ) 
जमवन्त सिंह, अवर सचिव 


New Delhi, the 6th September , 1994 


नई दिल्ली , 6 मितम्बर , 1994 


का . नि . पा . 164. - - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 
का 2 ) धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा अधिमूचित करती है कि जनरल आफिसर 
कमांडिग - इन -चीफ , दक्षिण कमान द्वारा श्रीमती अलका 
तिवारी, अधिशासी मजिस्ट्रेट का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए 
जाने के कारण छावनी बोर्ड , औरंगाबाद में सदस्य का एक 
पद रिक्त हो गया है । 
[ फाइल सं . 19/ 47/ औरंगाबाद/ सी / टीई/ 93/ 2948/ 04 / 

डी ( क्यू एंड सी ) ] 
जमवन्त सिंह , अवर सचिव 


S. R . O . 165. - - In pursuance of sub - section (7 ) of 
section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) , 
thie Central Government hereby notifies that Shri 
Shrikant Deshpande, Executive Magistrate, has been 
nominated as a member of the Cantonment Board , 
Aurangabad, by District Magistrate, Aurangabad, in 
exercise of the powers conferred under cluse (b ) of 
sub - section ( 3 ) of section 13 of that Act vice Smt . 
Alka Tiwari, Executive Magistrate , whose resignation 
has been accepted. 
[ F. No . 19| 47| Aurangabad| C /DE| 93/ 2948194 | 

D ( Q & C ) ] 
JASWANT SINGH, Under Secy. 


- - - 


- - - - 


- - - - 


- - 


- . . - 


- 


- 


- 
Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994 


